रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


DISNUAR 


ANTOS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I – खण्ड 2 
PARTI — Section 2 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 19 ] 
No. 19 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जून 23 , 2014 / आषाढ़ 2 , 1936 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23 , 2014 /ASHADHA 2 , 1936 


पोत परिवहन मंत्रालय 


MINISTRY OF SHIPPING 


(PORTS WING ) 


( पत्तन पक्ष) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 जून, 2014 
फा . सं. ए - 12022 / 3 / 2013 - पी. ई. I. - महापत्तन अधिनियम, 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार 
श्री एन. एन. कुमार , भा . रा. से.:1984 , जो वर्तमान में उपाध्यक्ष , जवाहरलाल 
नेहरू पत्तन न्यास के पद पर नियुक्त हैं को अध्यक्ष , जवाहरलाल 
नेहरू पत्तन न्यास के पद पर रु. 80 ,000 -1 ,25 ,000 ( आई. डी. ए. 
आधार पर ) के वेतनमान में 27 -02 - 2014 ( अपराह्न) से 
21 - 02 - 2015 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने । 
तक , जो भी पहले हों को नियुक्त करती है । 

एन. मुरूगानन्दम , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th June , 2014 
F. No . A - 12022 /3/2013- PE . I. — In exercise of the 
powers conferred under clause ( a ) of sub - section ( 1) of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), 
the Central Government appoints Shri N . N . Kumar, 
IRS : 1984 , presently posted as Deputy Chairman , 
Jawaharlal Nehru Port Trust to the post of Chairman , 
JawaharlalNehru Port Trust in the pay scale of Rs. 80 ,000 
1, 25 , 000 (IDA pattern) witheffect from27 -02-2014 ( AN) 
for a period upto 21-02 - 2015 or until further orders , 
whichever is earlier. 


N. MURUGANANDAM, Jt. Secy . 


2553 GI/ 2014 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


